सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 ज्येष्ठ 1936 ( श०) 
संख्या 272 राँची ,बुधवार 

18 जून, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
13 जून, 2014 


संख्या -13/ वरीय स्था0 पद0- 03/ 2013 का0-6183-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री चन्द्रेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह को , प्रधान जिला न्यायाधीश 
श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात , अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , कोडरमा के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । यह नियुक्ति एवं पदस्थापन श्री जे० पी० सिंह की 
सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30 जून , 2014 के पश्चात प्रभावी होगी । 


___ संख्या-13/ वरीय स्था0 पद0 - 03 / 2013 का0 -6184-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रणजीत कुमार चौधरी, न्यायायुक्त -सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० (पशुपालन मामले 
छोड़कर) तथा पी०एम०एल०ए०, राँची को , प्रधान जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात , अगले 
आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , साहेबगंज पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 18 जून , 2014 
संख्या - 13/ वरीय स्था0 पद0- 03/ 2013 का0 -6185-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में अनिल कुमार सिंह नं०-1, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डाल्टनगंज को , प्रधान जिला 
न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात , अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , 
डाल्टनगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13 /वरीय स्था0 पद0-03 / 2013 का0 -6186 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अरुण कुमार सिंह नं०-1, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , दुमका को , प्रधान जिला 
न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात, अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , 
देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को 
सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 272 - 50 | 


